पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 459 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2023 — भाद्रपद 17, शक 1945 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2023 
अधिसूचना 


No. 10854/2672/XXI-B/C.G./23.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 
309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, 
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती 
तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ — 


संशोधन 


उक्त नियमों में,-- 
1. नियम 3 के उप-नियम (५) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के स्थान पर, 
निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌:ः- 


“ (क) जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) (वेतनमान 144840— 194660) (जे-5) 


(a) जिला न्‍यायाघीश (चयन / uae श्रेणी) (वेतनमान 163030— 219090) 


(जे-6) 
(ग) जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल) (वेतनमान 199100— 224100) 
(जे--7) 
Zz नियम 4 में, अंक एवं शब्द “25 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत”के स्थान पर, कमशः 


अंक एवं शब्द “35% तथा 15%" प्रतिस्थापित किया जाये | 


917 


918 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


No. 10854/2672/XXI-B/C.G./23.— In exercise of the powers conferred by 
Article 233 read with the proviso to Article 309 of the Constitution 
of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with the 
High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following further 
amendment in the Chhattisgarh Higher Judicial Service 
(Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely:- 


AMENDMENT 


In the said rules,- 
1. For clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1) of rule 3, the following 
clause shall be substituted, namely:- 
“(a) District Judge (Entry level) (In pay scale 144840- 
194660) (J-5) 


(b) District Judge (Selection Grade) (In pay scale 163030- 
219090) (J-6) 


(c) District Judge (Super Time Scale) (In pay scale 
199100-224100) (J-7) 


2५ In rule 4, for the figure and word “25% and 10%”, the figure 
- and word “35% and 15%” shall be substituted, respectively. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 918 (1) 


अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


अधिसूचना 


No. 10856/2672/XXL-B/C.G/23.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित 
अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के 
राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, 
छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और 
संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :- 


संशोधन 


उक्त नियमों में,- 
1. नियम 3 के उप-नियम (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम 
प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌:- 


“(1) व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी):- 


(क) व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) (प्रवेश स्तर) (वेतनमान 77840- 
136520) (जे-4) 


(ख) व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) (ए.सी.पी. प्रकम॒ एक) (वेतनमान 
92960- 136520) (जे-2), प्रवेश की तारीख से 5 वर्ष की लगातार 
सेवा के पश्चात्‌ 


(ग) व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) (ए.सी.पी. wea दो) (वेतनमान 
111000- 163030) (जे-3), 5 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने के 
पश्चात्‌ यदि व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के रुप में पदोन्‍नत न 
हुआ हो | 


918 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


(2) व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी):- 


(क) व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) (प्रवेश स्तर) (वेतनमान 111000- 
163030) (जे-3) 


(ख) व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) (एसीपी-एक) (वेतनमान 122700- 
180200) (जे-4), व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) के रुप में 5 वर्ष 
की लगातार सेवा के पश्चात्‌ 


(ग) व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) (एसीपी-दो) (वेतनमान 144840- 
194660) (जे-5), 5 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने के पश्चात्‌ यदि 
उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश संवर्ग पर पदोन्‍नत न 
हुआ Br I” 
2. नियम 3 के उप-नियम (2) के द्वितीय पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित 
किया जाये, अर्थात्‌:- 


“परन्तु यदि किसी कारण से, एसीपी स्वीकृत करने में, एक वर्ष से अधिक 
का विलंब हो जाता है, तो प्रत्येक विलंबित वर्ष के लिए एक अतिरिक्‍त वेतनवृद्धि, 
एसीपी स्वीकृत करने पर बकाया का आहरण करते समय, समायोजन के अध्यधीन 
रहते हुए प्रदान की जायेगी |” 


3. नियम 4 में, शब्द “व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)” के स्थान पर, शब्द “व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)” प्रतिस्थापित किया जाये | | 
4. नियम 5 के उप-नियम (2) में, शब्द “व्यवहार wa के स्थान पर, शब्द 
“व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)” प्रतिस्थापित किया जाये | 
5. नियम 6 के उप-नियम (1) एवं (2) में, शब्द “(प्रवेश स्तर)” का कमशः लोप किया 
जाये | 
6. नियम 11 के उप-नियम (4) में, शब्द “व्यवहार न्यायाधीश” के स्थान पर, शब्द “व्यवहार 
न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) (प्रवेश स्तर)” प्रतिस्थापित किया जाये | 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 918 (3) 


No. 10856/2672/XX1-B/C.G./23.— In exercise of the powers conferred 
by Article 234 read with the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation 
with the High Court of Chhattisgarh and Chhattisgarh Public 
Service Commission, hereby, makes the following further 
amendment in the Chhattisgarh Lower Judicial Service 
(Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely:- 


AMENDMENT 
In the said rules,- 


1... For sub-rule (1) and (2) of rule 3, the following sub-rule shall 
be substituted, namely:- 


“(1) Civil Judge (Junior Division):- 


(a) Civil Judge (Junior Division) (Entry level) (In pay 
scale 77840-136520) (J-1) 


(0) Civil Judge (Junior Division) (ACP-I) (In pay scale 
92960-136520) (J-2) after 5 years of continuous 
service from the date of entry. 


(c) Civil Judge (Junior Division) (ACP-II) (In pay scale 
111000-163030) (J-3) after completion of another 
5 years of continuous service, if not promoted as 
Civil Judge (Senior Division). 


918 (4) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023 


(2) Civil Judge (Senior Division):- 
(a) Civil Judge (Senior Division) (Entry level) (In pay 
scale 111000-163030) (J-3) 


(b) Civil Judge (Senior Division) (ACP-I) (In pay scale 
122700-180200) (J-4) after 5 years of continuous 
service as Civil Judge (Senior Division). 


(c) Civil Judge (Senior Division) (ACP-II) (In pay scale 
144840-194660) (J-5) after completion of another 
5 years of continuous service, if not promoted to 
the Cadre of District Judge in Higher Judicial 
Service.” 
a. In Second para of clause (c) of sub-rule (2) of rule 3, the 


following proviso shall be inserted, namely:- 


“Provided that if for any reason, delay in grant of ACP 
goes beyond one year, one additional increment for every 
year delay shall be granted subject to adjustment while 


drawing the arrears on grant of ACP.” 


3. In rule 4, for the words “Senior Civil Judge”, the words “Civil 
Judge (Junior Division)” shall be substituted. 


4. In sub-rule (2) of rule 5, for the words “Civil Judge”, the words 
“Civil Judge (Junior Division)” shall be substituted. 


5.  Sub-rule (1) and (2) of rule 6, the words “(Entry Level)” shall 


be omitted, respectively. 


6. In sub-rule (4) of rule 11, for the words “Civil Judge’, the 
words “Civil Judge (Junior Division) (Entry Level)” shall be 
substituted. ह 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रशांत कुमार भास्कर, उप-सचिव. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


